निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 793 ) पटना, वृहस्पतिवार , 22 दिसम्बर 2011 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

20 दिसम्बर 2011 
सं0 3 / एच० - 02 / 2010 - सा० – 3857 — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 4593, दिनांक 10 
दिसम्बर 2010 द्वारा वर्ष 2011 में दिनांक 11 जनवरी 2011 को श्री गुरू गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर 
पर कार्यपालक आदेश के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी । तख्त श्री हरिमंदिर जी , पटना साहिब 
के सेवादार समाज कल्याण समिति से श्री गुरू गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस इस वर्ष पुनः दिनांक 31 दिसम्बर 
2011 ( शनिवार) को पड़ने की सूचना प्राप्त हुई है । 

अतः राज्य सरकार द्वारा श्री गुरू गोविन्द सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 31 दिसम्बर 
2011 ( शनिवार) को कार्यपालक आदेश के तहत राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी के 
न्यायालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवीन चन्द्र झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 793 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


